रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


myma 


REGD. NO . D . L.- 33004 / 99 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग I – खण्ड 1 
PARTI - Section 1 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , बुधवार , अप्रैल 9 , 2014/ चैत्र 19 , 1936 
NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 9, 2014/CHAITRA 19 , 1936 


सं . 98 ] 
No . 981 


वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय 

( वाणिज्य विभाग ) 
( विदेश व्यापार महानिदेशालय ) 

सार्वजनिक सूचना 

नई दिल्ली, 9 अप्रैल, 2014 

सं. 57 ( आरई - 2013 )/ 2009 - 2014 
विषय : मालदीव गणराज्य को दालों के निर्यात के लिए प्रक्रिया । 

फा . सं . 01 / 91 / 171 / 59 / एएम 9 /निर्यात प्रकोष्ठ . — विदेश व्यापार नीति , 2009 - 2014 के पैराग्राफ 2. 4 के तहत प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक , विदेश व्यापार एतद्द्वारा अधिसूचना सं. 77 ( आरई - 2013 )/ 2009 - 14, दिनांक 27 - 3 - 2014 के 
अनुसरण में मालदीव गणराज्य को दालों के निर्यात के लिए प्रक्रियानिर्धारित करते हैं । 

2. दिनांक 27 - 03 - 2014 की अधिसूचना सं . 77 ( आरई - 2013 ) / 2009 _ 14 , के द्वारा 2014 - 15 से 2016 - 17 की अवधि के दौरान 
भारत सरकार और मालदीप सरकार के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते के तहत मालदीप गणराज्य को दालों की निम्नलिखित मात्राओं के निर्यात 
को अनुमत किया गया था : 


वर्ष 


मी . टन में मात्रा 


2014 - 15 


87. 85 


2015- 16 

96.63 
2016 - 17 

106. 29 
3. अब , यह निर्णय लिया गया है कि मालदीप गणराज्य को दालों की उपरोक्त मात्रा का निर्यात मैसर्स पीईसी लि . के माध्यम से अनुमत 
किया जाएगा । 


4. इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव : 
27 - 03 - 2014 अधिसूचना सं. 77 के अनसुार मालदीप गणराज्य को दालों का निर्यात मैसर्स पीईसी लि . के माध्यम से अनुमत होगा । 


मधुसूदन प्रसाद , महानिदेशक 


1600 GI/ 2014 


( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART I— Sec . 1 ] 


MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY 


(Department of Commerce) 
(Directorate General of Foreign Trade) 

PUBLIC NOTIC 
New Delhi, the 9th April , 2014 

No. 57 (RE -2013)/2009 – 2014 
Subject : Procedure for export of pulses to Republic of Maldives. 

F.No. 01/91/ 171/59/AM09 /Export Cell . — In exercise of the powers conferredunder Paragraph 2.4 of the Foreign 
Trade Policy, 2009- 14 , Director General of Foreign Trade hereby prescribes the procedure for export of pulses to Republic 
of Maldives in termsof Notification No. 77 (RE -2013 )/ 2009-2014 of 27 -03 - 2 - 14 . 

2. Notification No. 77 (RE -2013)/2009-2014 of 27.03.2014 had permitted export ofthe following quantities of pulses 
to the Republic of Maldives under bilateral trade agreement between Government of India and Government of Maldives 
during the period 2014 - 15 to 2016 - 17 . 


Year 


Quantity in MT 


2014 - 15 

87.85 
2015 - 16 

96 .63 
2016 - 17 

106 . 29 
3. Now , it has been decided that the export of above quantity of pulses to Republic of Maldives will be 
permitted through M /s. PEC Ltd . 
4 . Effect of this Public Notice : 
Export of pulses to Republic of Maldives in terms of Notification No. 77 of 27 -03 -2014 would be permitted 
through M /s. PEC Ltd . 


MADHUSUDAN PRASAD , DirectorGeneral 


Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 . 


